रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


A 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 484 ] 
No. 484 ] 


नई दिल्ली , बुधवार ,, जून 14 , 2017 / ज्येष्ठ 24 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2017/ JYAISTHA 24 , 1939 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 जून, 2017 
सा . का .नि . 586( अ). - जबकि विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 ( 1939 का 16) की धारा -3 द्वारा यथाअपेक्षित 
विदेशी पंजीकरण नियमावली, 1992 में और संशोधन करने के लिए कतिपय मसौदा नियमावली को भारत सरकार के गृह 
मंत्रालय की दिनांक 4 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना सा . का . नि . 598 ( अ ) के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें 
केवल भारतीयों हेतु यात्रियों के लिए प्रस्थान कार्ड भरा जाना अधिसूचित किया गया था । तथापि , अपेक्षित जानकारी अब 
अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रणाली ( सिस्टम ) में उपलब्ध है। तदनुसार, भारतीयों द्वारा प्रस्थान कार्ड भरने की प्रक्रिया को सभी 
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दिनांक 1 जुलाई, 2017 से बन्द करने का निर्णय लिया गया है। तथापि , भारतीयों द्वारा रेल , 
समुद्रपत्तन और स्थल आप्रवासन जांच चौकियों पर प्रस्थान कार्ड भरा जाना अगले आदेशों तक जारी रहेगा । 


[ फा . सं . 25022/ 52/ 2004 - आप्रवासन )] 


मुकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 
टिप्पणी:- मूल नियमावली भारत के राजपत्र , असाधारण में दिनांक 10 मार्च, 1992 की संख्या सा . का . नि . 318( अ ) के तहत 

प्रकाशित की गई थी और इसमें दिनांक 29 जनवरी , 1999 की संख्या सा . का . नि . 55( अ); 30 जनवरी , 2002 की 
संख्या सा . का . नि .. 70 ( अ ); 20 अक्तूबर , 2003 की संख्या सा . का . नि . 828 ( अ ); 22 दिसम्बर , 2005 की संख्या 
सा . का . नि . 737 ( अ ); 15 जनवरी, 2008 की संख्या सा . का . नि . 35 ( अ); 15 नवम्बर , 2010 की संख्या सा . का . 
नि . 912(अ ); 24 फरवरी, 2011 की संख्या सा . का . नि . 113( अ); 8 जुलाई, 2013 की संख्या सा . का . नि . 470 

( अ ) और 4 सितम्बर , 2013 की संख्या सा . का . नि . 598( अ) के तहत बाद में संशोधन किए गये थे। 


3729 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th June , 2017 


G . S . R . 586 ( E ). — Whereas , certain draft rules further to amend the Registration of Foreigners Rules , 1992 were 
published as required by section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 ( 16 of 1939 ), vide notification of the 
Government of India in the Ministry of Home Affairs G . S . R . 598 ( E ), dated 04th September, 2013 had notified filling up 
of Departure Card for passengers for Indians only . However, the required information is now available in the system 
from other sources. Accordingly , it has been decided to discontinue the practice of filling up of the Departure Card by 
Indians at all International Airports w .e.f. July 1st, 2017 . However, filling up of departure cards by Indians would 
continue at Rail, Seaport and Land Immigration Check - posts, till further orders . 


[F . No. 25022/52 /2004 - Imm ] 


MUKESH MITTAL , Jt. Secy . 


Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G .S.R . 318 (E ), dated the 

10th March , 1992 and subsequent amended vide numbers G .S .R . 55 (E ), dated the 29th January , 1999; G .S .R . 
70 ( E ), dated 30th January, 2002 ; G . S .R . 828 ( E ), dated the 20th October, 2003 ; G . S .R . 737 (E ), dated the 22nd 
December, 2005 ; G .S .R . 35 (E ), dated 15th January, 2008 ; G .S .R . 912 (E ) dated 15th November, 2010 ; G .S .R . 
113 (E ) dated 24th February, 2011; G . S.R . 470 (E ) dated 08th July, 2013 and G . S.R . 598 (E ), dated 04th 
September, 2013 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .06 .21 12 :01:49 + 05 30 


